रजिस्ट्री सं० डी० एल० - 33004/ 99 


REGD . NO . D . L .- 33004 /99 


4 


सत्यमेव जयते 


भारत की राजपत्र 
The Gazette of India 


असाधारण 
EXTRAORDINARY 


भाग I - खण्ड 1 
PARTI - Section 1 


प्राधिकार से प्रकाशित 
PUBLISHED BY AUTHORITY 


- 


- 


- 


- 


सं . 43 ] 
No. 43 ] 


नई दिल्ली , बुधवार , मार्च 8 , 2000 / फाल्गुन 18 , 1921 
NEW DELHI, WEDNESDAY , MARCH 8 , 2000 /PHALGUNA 18 , 1921 

श्रम मंत्रालय 


- 


- 


- 


- 


- 


- 
- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- - 


( केन्द्रीय ठेका श्रम सलाहकार बोर्ड ) 

संकल्प 

नई दिल्ली, 8 मार्च, 2000 
संख्या यू - 23013 / 01 / 2000 -एल डब्ल्यू. - ठेका श्रम ( विनियमन और उत्पादन ) अधिनियम, 1970 की धारा 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों 
का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय ठेका श्रम सलाहकार बोर्ड विजाग टर्मिनल में भारतीय तेल निगम के प्रतिष्ठान में ठेका श्रम उन्मूलन के प्रश्न पर विचार 
करने के लिए एक समिति का गठन करता है । समिति का संघटन तथा उसके विचारार्थ विषय निम्नलिखित होंगे : 
( 1 ) श्री वी . बालासुन्द्रम , 

सदस्य 
सहायक महासचिव, एन . एफ. आई. आर. 
संख्या - १बी, मद्रास बाटाई स्ट्रीट , 
विल्लीवक्कम , 

चैन्नई - 600049 
( 2 ) श्री वी . एस. राव, कार्यकारी प्रबंध 

सदस्य 
निदेशक , वी . बी. सी . इन्टडस्ट्रीज 
लिमिटेड, 6- 2 - 913 / 914, तीसरा तल , 
प्रोग्रेसिव टावर , खेराताबाद, 

हैदराबाद - 500004 
( 3 ) क्षेत्रीय श्रमायुक्त ( केन्द्रीय ), 

सदस्य - संयोजक 
ए. टी . आई. कैम्पस, 
विद्यानगर, हैदराबाद - 500007 
3. प्रस्तावित समिति के विचारार्थ विषय निम्नलिखित होंगे : 
" विजाग टर्मिनल में भारतीय तेल निगम के प्रतिष्ठान में ट्यूब आयल आपरेशनों/ स्टोर्स ( जनरल शिफ्ट ), टेंक वैगन्स - डमी/ सीलिंग 
( सभी पारी ), डबल बैंकिंग ( एन. ओ. एम. ) आपरेशन्स तथाटेंकर/बंकर आपरेशन ( सभी पारियां ), विद्युत रखरखाव ( सभी पारियां ), 
कैन्टीन ( जनरल शिफ्ट ), हाउस कीपिंग ( जनरल शिफ्ट ), पर्यवेक्षक ( कार्यालय) तथा आफिस बॉयस के जॉब/ कार्यों में ठेका श्रम के 


719 GI/ 2000 


( 1) 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[ PART I -- SEC . 1 ] 


कार्यकरण का अध्ययन करना तथा इस संबंध में उपयुक्त अनुशंसाएं करना कि ठेका श्रम ( विनियमन व उत्सादन ) अधिनियम, 1970 
की धारा 10 के उपबंधों को देखते हुए विजाग टर्मिनल में भारतीय तेल निगम के प्रतिष्ठान में उपर्युक्त जॉब/ कार्यों में ठेका श्रम के 
नियोजन को निषिद्ध किया जाए अथवा नहीं " । 
4 . समितिका मुख्यालय हैदराबाद में होगा । समिति को 31 - 3 - 2000 तक अपनी रिपोर्ट सौंप देनी चाहिए । 

के . कृष्णामूर्ति , सचिव 
MINISTRY OF LABOUR 


(Central Advisory Contract Labour Board ) 


RESOLUTION 


New Delhi, the 8th March , 2000 
No . U -23013 /01/2000 -LW . - - In exercise of the powers conferred by Section 5 of the Contract Labour (Regulation 
and Abolition ) Act. 1970 , the Central Advisory Contract Labour Board hereby constitutes a Committee to go into the 
question of abolition of contract labour in the establishment of Indian Oil Corporation in Vizag Terminal. The composition 
of the committee and its terms of reference will be as under : 


(1) 


Member 


Shri V . Balasundram , 
Assistant General Secretary , NFIR , 
No. 9B ,Madras Battai Street, Villivakkam , 
Chennai -600049 . 


Member 


Shri V . S . Rao , Executive Managing Director , 
V . B . C . Industries Ltd ., 
6 - 2 - 913 /914, 3rd Floor , 
Progressive Tower, Khairatabad , 
Hyderabad - 500004 


Member - Convenor 


The Regional Labour Commissioner (Central), 
A. T. I. Campus, Vidyanagar , 
Hyderabad - 500007 


3 . 


The terms of reference of the proposed committee would be as follows: 


“ To study the working of contract labour system in the jobs/works of tube oil operations/stores (general 
shift),tank wagons - dummy/ sealing ( all shifts), double banking ( NOM) operations & Tanker/ bunker operations 
(all shifts), electricalmaintenance (all shifts), canteen (general shift), house keeping (general shift), supervisors 
(office ) and office boys in the establishment of Indian Oil Corporation at Vizag Terminal and to make 
suitable recommendations whether or not the employment of contract labour in the above jobs/works in the 
establishment Indian Oil Corporation at Vizag Terminal be prohibited keeping in view the provisions of 
Section 10 of the Contract Labour (Regulation and Abolition ) Act, 1970 ." 


4 . The Headquarter of the Committee will be at Hyderabad the committee should submits its report 
by 31 -03- 2000 

K .KRISHNAMOORTHY, Secy . 


संकल्प 
नई दिल्ली, 8 मार्च, 2000 


संख्या यू - 23013 / 02 / 2000 -एल डब्ल्यू. -~- ठेका श्रम ( विनियमन और उत्सादन ) अधिनियम, 1970 की धारा 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों 
का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय ठेका श्रम सलाहकार बोर्ड हिन्दुस्तान आरगेनिक कैमिकल्स लिमिटेड, रसायनी, जिला रायगढ़, महाराष्ट्र के प्रतिष्ठान में 
ठेका श्रम के उत्सादन के प्रश्न की जांच करने के लिए समिति गठित करता है । 


2. समिति का संघटन और उसके विचारार्थ विषय निम्नानुसार होंगे : 


[ भाग ! - खण्ड 1 ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


- 


( 1 ) श्री एन सुन्दरेसन , 

सदस्य 
महासचिव 
दक्षिण मध्य रेलवे मजदूर संघ 
सं. 306 , श्री रंगा अपार्टमैन्ट्स , 
केयेस हाई स्कूल के सामने , 

सिकन्दराबाद -- 500025 ( आन्ध्र प्रदेश ) 
( 2 ) श्री वी . एस . राव , कार्यकारी प्रबंध निदेशक , 

सदस्य 
वी . बी . सी . इन्डस्ट्रीज 
6 - 2 - 913 /914, तीसरा तल , 
प्रोग्रेसिव टावर, खैराताबाद , 

हैदराबाद - 500004 
( 3 ) उप मुख्य श्रमायुक्त ( के . ) , 

सदस्य संयोजक 
मुम्बई 

3. समिति के विचारार्थ विषय निम्नलिखित होंगे : 
"हिन्दुस्तान आरगेनिक कैमिकल्स लिमिटेड , रसायनी, जिला रायगढ़, महाराष्ट्र के प्रतिष्ठान में प्लम्बिंग रखरखाव, कारपेंटरी, उत्पादन 
रखरखाव, गुणवत्ता नियंत्रण आपूर्ति और स्टोर विभाग के जॉब /कार्यों में ठेका श्रम प्रणाली के कार्यचालन का अध्ययन करना और 
उपयुक्त अनुशंसाएं करना कि ठेका श्रम ( विनियमन और उत्पादन ) अधिनियम, 1970 की धारा 10 के उपबंधों को ध्यान में रखते हुए 
हिन्दुस्तान आरगेनिक कैमिकल्स लिमिटेड , रसायनी, जिला रायगढ़, महाराष्ट्र के प्रतिष्ठान में उपर्युक्त जॉब / कार्यों में ठेका श्रम के 
नियोजन को प्रतिषिद्ध किया जाए या नहीं " । 
4. समिति का मुख्यालय मुम्बई में होगा । समिति अपनी रिपोर्ट दो माह के भीतर प्रस्तुत करेगी । 

के . कृष्णामूर्ति , सचिव 


RESOLUTION 


New Delhi, the 8th March , 2000 


No. U -23013/02/ 2000 -LW . - In exercise of the powers conferred by Section 5 of the Contract Labour(Regulation 
and Abolition ) Act. 1970 , the Central Advisory Contract Labour Board hereby constitutes a Committee to go into the 
question of abolition of contract labour in the establishment of Hindustan Organic Chemicals Limited , Rasayani, District 
Raigad ,Maharashtra . The composition of the committee and its terms of reference will be as under :-- 


(1 ) 


Member 


Shri N. Sundaresan, General Secretary, 
South Central Railway Mazdoor Union , 
No . 306, Sri Ranga Apartments, Opp. To Keyes High School, 
Secunderabad -500025 ( A .P .) 


( 2 ) 


Member 


Shri V . S . Rao , Executive Managing Director, 
V . B . C . Industries Ltd , 
6 - 2 - 913/ 914, 3rd Floor, 
Progressive Tower, Khairatabad, 
Hyderabad - 500004 


( 3 ) 


Dy. C. L. C. ( C ) Mumbai. 

Member - Convenor 
The terms of reference of the proposed committee would be as follows: 
“ To study the working of contract labour system in the jobs/works Plumbing maintenance jobs carpentary , 
production maintenance , quality control supply , store department in the establishment of Hindustan Organic 
Chemicals Limited , Rasayani, District Raigad ,Maharashtra and to make suitable recommendations whether 
or not the employment of contract labour in above jobs/works in the establishment of Hindustan Organic 
Chemicals Limited , Rasayani, District Raigad ,Maharashtra be prohibited keeping in view the provisions of 
Section 10 of the Contract Labour (Regulation and Abolition ) Act, 1970” . 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[PART I - Sec .1 ] 


4 . The Headquarter of the Committee will be at Mumbai, the committee should submits its report within two 
months. 


K . KRISHNAMOORTHY, Secy. 


संकल्प 

नई दिल्ली, 8 मार्च, 2000 
संख्या यू - 23013 / 05 / 2000 - एल डब्ल्यू. - ठेका श्रम ( विनियमन, एवं उत्सादन ) अधिनियम , 1970 की धारा 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों 
का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सलाहकार ठेका श्रम बोर्ड , भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण, अंतर्राष्ट्रीय विमानपत्तन प्रभाग एन एस सी बी आई, 
कलकत्ता के प्रतिष्ठान में ठेका श्रम के उत्पादन के प्रश्न की जांच करने के लिए समिति गठित करता है । 

2. समिति का संगठन और उसके विचारार्थ विषय निम्नानुसार होंगे : 
( 1 ) श्री सी. एच. खिस्ती , 

सदस्य 
निदेशक ( कार्मिक ) , 
सैंट्रल कोल इंडिया लिमिटेड , 
10 नेताजी सुभाष रोड , 
कलकत्ता - 700001 


( 2 ) श्री शंकर साह, 

सदस्य 
सचिव , यू टी यू सी , 
लेनिन सरनी, 77/ 2/ 1, लेनिन सरनी 

कलकत्ता - 700013 
( 3 ) क्षेत्रीय श्रमायुक्त ( केन्द्रीय ) . 

सदस्य - संयोजक 
5वां तल, 234/4, ए जे सी बोस रोड, 
निजाम पैलेस, 
कलकत्ता -- 700020 

3. समिति के विचारार्थविषय निम्नलिखित होंगे : 
“ भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण , एअर कार्गो, काम्पलैक्स , अंतर्राष्ट्रीय विमानपत्तन प्रभाग, एन एस सी बी आई, विमानपत्तन , कलकत्ता 
के प्रतिष्ठान में कम्प्यूटर प्रचालन के जॉब/ कार्यों में ठेका श्रम प्रणाली के कार्यचालन का अध्ययन करना और उपयुक्त अनुशंसाएं करना 
कि ठेका श्रम ( विनियमन और उत्सादन ) अधिनियम , 1970 की धारा 10 के उपबंधों को ध्यान में रखते हुए भारतीय विमानपत्तन 
प्राधिकरण , एअर कार्गो, काम्पलैक्स, अंतर्राष्ट्रीय विमानपत्तन प्रभाग , एन एस सी बी आई, विमानपत्तन , कलकत्ता के प्रतिष्ठान में 
कम्प्यूटर प्रचालन के जॉब/ कार्यों, में ठेका श्रम का नियोजन प्रतिषिद्ध किया जाए या नहीं । " 
4. समिति का मुख्यालय कलकत्ता में होगा । समिति को अपनी रिपोर्ट दो माह में प्रस्तुत कर देनी चाहिए । 


के . कृष्णामूर्ति, सचिव 


RESOLUTION 


New Delhi , the 8th March, 2000 
No. U -23013/05/ 2000- LW. --In exercise of the powers conferred by Section 5 of the Contract Labour 
(Regulation and Abolition ) Act, 1970, the Central Advisory Contract Labour Board hereby constitutes a Committee to 
go into the question of abolition of contract labour in the establishment of Airport Aurhority of India , International 
Airport Division , NSCBI, Calcutta. The composition of the committee and its termsof reference will be as under : 


(1 ) 


Member 


Shri C .H . Khisty, Director (Pers ), 
Central Coal India Ltd ., 
10 , Netaji, Subash Road , 
Calcutta - 700001 


[ भाग I -~- खण्ड 1 ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


( 2 ) 


Member 


Shri Sankar Saha , 
Secretary, UTUC, 
Lenin Sarani, 77 /2 /1 , Lenin Sarani, 
Calcutta - 700013 
The Regional Labour Commissioner (Central), 
5th floor , 234/ 4, AJC Boase Road, Nizam Palace, 
Culcutta -700020. 


(3) 


Member - Convenor 


3. 


The terms of reference of the proposed committee would be as follows: 


" To study the working of contract labour system in the jobs/works of Computer Operations in the establishment 
of Airport Authority of India , Air Cargo Complex Internation ) Airport Division , NSCBI, Airport , Calcutta 
and to make suitable recommendations whether or not the employment of contract labour in jobs/ works of 
Computer Operation in the establishment of Airport Authority of India , Air Cargo Complex , International 

Airport Division, NSCBI , Airport, Calcutta be prohibited keeping in view theprovisions of Section 10 of the 
Contract Labour ( Regulation and Abolition) Act , 1970 . " 


4 . The Headquarter of the Committee will be at Calcutta , the committee should submit its report 
within two months. 


K . KRISHNAMOORTHY, Secy . 


संकल्प 


नई दिल्ली, 8 मार्च, 2000 
संख्या यू - 23013 / 08 / 2000 - एल डब्ल्यू. - ठेका श्रम (विनियमन और उत्सादन ) अधिनियम, 1970 की धारा 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों 
का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय ठेका श्रम सलाहकार बोर्ड तेल तथा प्राकृतिक गैस निगम के प्रतिष्ठान के उरान स्थित संयंत्र में ठेका श्रम उन्मूलन के 
प्रश्न पर विचार करने के लिए एक समिति का गठन करता है । 

2. समिति का संघठन तथा उसके विचारार्थ विषय निम्नलिखित होंगे : 
( 1 ) श्री शंकर दास, 

सदस्य 
सचिव, 
भारतीय राष्ट्रीय खान कामगार फेडरेशन , 
फलैट संख्या- 403 , हारमोनी अपार्टमेंन्ट आफिसर कालोनी , 
डाकखाना आर. के पुरम , 

सिकन्दराबाद - 500556 ( आ . प्र. ) 
( 2 ) श्री राजकुमार 

सदस्य 
कार्यकारी निदेशक, स्थापना 
( औद्योगिक सम्बन्ध ) , रेलवे बोर्ड , 
कमरा संख्या - 534 - सी , रेलवे बोर्ड, 

रेल मंत्रालय, नई दिल्ली - 110001 
( 3 ) उप श्रमायुक्त ( केन्द्रीय ), मुम्बई 

सदस्य - संयोजक 
3 . प्रस्तावित समिति के विचारार्थ विषय निम्नलिखित होंगे : 
" तेल तथा प्राकृतिक गैस निगम के प्रतिष्ठान के उरान स्थित संयंत्र में एल. पी . जी. -I एल . पी . जी . - 2 , सी . ओ. जनरेशन, सी - 2, सी 
3, एरिया पाइपलाइन्स में जॉब /कार्यों में ठेका श्रम के कार्यकरण का अध्ययन करना तथा इस सम्बन्ध में अनुशंसाएं करना कि वे क्षेत्रीय 

की रिपोर्ट से सहमत है अथवा नहीं और यदि नहीं तो ठेका श्रम ( विनियम व उत्सादन ) अधिनियम, 1970 की 
धारा 10 के उपबन्धों को देखते हुए तेल तथा प्राकृतिक गैस निगम के प्रतिष्ठान के उरान स्थित संयंत्र में हेल्पर के उपर्युक्त जॉब /कार्यों 
में ठेका श्रम के नियोजन को निषिद्ध किया जाए अथवा नहीं । " । 


4. समिति का मुख्यालय मुम्बई में होगा । समिति को दो माह के भीतर अपनी रिपोर्ट सौंप देनी चाहिए । 


के . कृष्णामूर्ति , सचिव 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


PARTI - Sec . 1 ] 


- 


RESOLUTION 


New Delhi, the 8th March , 2000 


No. U - 23013 /08 /2000 -LW . - - In exercise of the powers conferred by Section 5 of the Contract Labour (Regulation 
and Abolition ) Act. 1970 , the Central Advisory Contract Labour Board hereby constitutes a Committee to go into the 
question of abolition of contract labour in the establishment of Oil and Natural Gas Corporation at in thcir Plant at Uran . 


2 . The composition of the committee and its terms of reference will be as under : 


Member 


( 1) Shri Shankar Das, 

Secretary , 
Indian NationalMine Workers Federation , 
Flat No. 403, Harmony Apartments, Officers Colony, 
P . O . R . K . Puram , 
Secunderabad - 500556 ( AP ) 


( 2 ) 


Member 


Shri Raj Kumar, 
Executive Director , Establishment 
(Industrial Relation ), Railway Board , 
Room No 534 -C , Railway Board , 
Ministry of Railways, New Delhi- 110001 


(3 ) The Dy. C . L . C . (C .), Mumbai. 


Member - Convenor 


3 . The termsof reference of the proposed committee would be as follows: 


“ To study the working of contract labour system in jobs/works of helper in the departments of LPG -I, LPG 
2 , CO Generation, C -2 , C -3 , Area Pipelines, in the establishment of Oil and Natural Gas Corporation at in 
their Plant at Uran and to make suitable recommendations whether they agree with the report the Regional 
Labour Commissioner (Central) or not and if not whether employment of contract labour in above jobs/ 
works of helper in the establishment of Oil and Natural Gas Corporation at in their Plant at Uran be prohibited 
keeping in view the provisions of Section 10 of the contract Labour (Regulation and Abolition ) Act ,1970” . 


4 . The Headquarter of the Committee will be at Mumbai. The Committee should submit its report within two 
months. 


K KRISHNAMOORTHY , Secy. 


Printed by the Manager.Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri , New Delhi- 110064 

and Published by the Controller ofPublications, Delhi- 110054. 


